रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/97 


. 


. . 


. 


. 


. 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 97 


. 


. 


P 


. 


4 


। 


। 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 


. 


भाग II - खण्ड - 3 - उप - खंड ( 1 ) 
PART II - Section - 3 - Sub-section (1) , .. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 186 ] 
No. 1861 


नई दिल्ली, बुधवार , मई 14, 1997 / वैशाख 24 , 1919 
NEW DELHI, WEDNESDAY,MAY 14, 1997NAISAKHA 24 , 1919 


सीमा 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली,14 मई , 1997 
सा. का.नि . 259 ( अ ). -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा - शुल्क और स्वर्ण 
(नियंत्रण ) अपील अधिकरण सदस्य ( भर्ती और सेवा की शर्ते ) नियम, 1987 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा - शुल्क , उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण सदस्य ( भर्ती और सेवा शर्त ) संशोधन नियम , 

1997 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

सीमा - शुल्क , उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण ) अपील अधिकरण सदस्य ( भर्ती और सेवा शर्त ) नियम, 1987 में 
( 1 ) नियम 3 में , खंड ( 2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-- 
( 3 ) कोई व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के रूप में तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है । 
( 11) नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : 
" 10 ( 1 ) केन्द्रीय सरकार 
( क ) किसी ऐसे व्यक्ति की ओ उच्च न्यायालय का न्यायधीश है या रह चुका है , 

या 
। ( ख ) अपील अधिकरण के सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त करेगी । 
( 2 ) जहां किसी सदस्य , ( उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवा निवृत्त न्यायाधीश से भिन्न ) को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वहां वह तीन वर्ष की 

अवधि है के लिए या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले इसमें से जो भी पहले हो , अध्यक्ष का पद धारण करेगा, 
जहां उच्च न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां वह उस तारीख से जिसको वह 
पद धारण करता है , तीन वर्ष की अवधि के लिए या अब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, इनमें से जो भी पहले हो , अध्यक्ष का पद 

धारण करेगा । 
1209 GI/ 97 


( 3 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II — SEC , 3 (1 ) ] 


( 4 ) जहां उच्च न्यायालय को कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी सेवा शर्ते वहीं होगी 

जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 और उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उच्च न्यायालय 
के किसी सेवारत न्यायाधीश को लागू होती है । " 

[ F . 13 /97 /91. Fİ. 27/2/97- 15 1( ) ] 

E TH . TH . Graci, 374 afaa 
feuqur fryn CAT 17431 T 2, UG 3, J08 ( 1 arta 14 - 3- 87 . l. 7. 168 GRT Wolfra fotQ TQ 1577 

तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए : 
( 1) H . * . 707 37, arta 12- 11 -93 
( 2 ) H . . Fl. 36031, aria 25 -4 - 95. 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th May , 1997 
G .S .R . 259 (E ).- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal Members 
(Recruitment and Conditions of Service ) Rules , 1987 namely . 

1. Those rules may be called the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate TribunalMembers (Recruitment 

and Conditions of Service ) Amendment Rules, 1997. 

2 . They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2. In the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 
1987,-- 
(i) in rule 3 after clause (2 ), the following shall be inserted namely — 
(3 ) No person shall be qualified for appointment as a member of the Tribunal unless he has attained the age of 

45 years ; 
( ii) for rule 10, the following shall be substituted namely :--- 
" ] 0 (1) The Central Govt. shall appoint: 

(a) a person who is or has been a Judge of a High Court, or 

(h ) one of themembers of the Appellate Tribunal to be the President thereof. 
(2) where a Member (other than a sitting or retired Judge of a High Court ) is appointed as President, he shall hold the 

office as President, for a period of 3 years or till he attains the age of65 years, which over is earlier . 
(3 ) where a serving or retired Judge of a High Court is appointed as President, he shall hold the office as President for 

a period of 3 years from the date he enters upon the office or till he attains the age of65 years whichever is earlier. 
Where a sitting or retired Judge of a High Court is appointed as President, the Conditions of Service will be the 
same as are applicable to a serving Judge of a High Court under High Court Judges ( Conditions of Service ) Act, 
1954 and the rules framed under that Act." 

(No. 13/97/F . No. 27/ 1/97 - Ad . IC ] 

S. S . DAWRA, Addl. Secy . 
Note : — The principal rules were published in part II, Section 3 , Sub - section (i) of the Gazette of India in the issue 
dated 14- 3-87 vide GSR No. 168 . Subsequently amended by notifications 

(i) GSR 707E , dated 12-11-93 and 
( ii) GSR 360E , dated 25 -04-95 . 


- 


Printed by theManager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapurl, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


